रजिस्ट्री सं . डो . एल . - 33004/ 93 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 93 


। 


Mad 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Fredia 


133 


HTTARLAM , 


A 


असाधारण 
EXTRAOR 


AMRE 


A 


Refr 


भाग IL - खण्ड 3 - उप- खण्ड (14 ) 
PARI 11 - Seciioe ub -section (ii) 

प्राधिकार में प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


JA 


- 


- 


सं . 194 ] 
No . 1941 


नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1993/ चैत्र 9, 1915 
NEW DELHI , TUESDAY, MARCH 30, 1993/ CHAITRA 9 , 1915 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


- 


- - 
- 


- 


me 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993 
का . पा . 216 ( अ ). - - केन्द्रीय सरकार, प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण 
के खंड ( ख ) के माथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर नीचे सारणी 
के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं का अनुमोदन करती है और उवत सारणी के स्तम्भ ( 3 ) मे वर्णित पात्र परियोजनाओं और 
स्कीमों तथा उनकी प्राक्कलित लागत, को विनिर्दिष्ट करती है । 

सारणी 


क्र . सं . 


संस्था का नाम 


परियोजना या योजना 


2 


3 


1. पाल्ली विकास केन्द्र ( क्षेत्रीय कल्याण तथा 

ग्रामीण विकास संस्थान ) (रिवार्ड ) , 
जिला धेनकनाल - 16, उड़ीसा । 


ग्रामीण निर्धन व्यक्तियो के लिए गोन्द्रा ब्लाक , धेनकनाल जिला, उड़ीसा में 
कम लागत वाली 100 अधःस्रवण फ्लश स्वच्छता शौचालय के निर्माण पर 
2 . 13 लाख रु . की लागत आने की संभावना है । 


779GI / 93 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

- - - - - - - - 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 

- - - - - 


- - 


- - 


- - - - - 
1 


2 


2. भद्राजुन शिल्पकार न्यास , 

एन - 19, पंचशील पार्क , नई दिल्ली - 1100171 


3. महषि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था , 

कर्वेनगर, पुणे -4110521 


4. शिश् सिरोधी स्पाटिक्स सोसायटी , 

के . के . भट्ठा रोड चनिकुथी , 

गुवाहाटी - 781003 ( असम ) 
5. ग्राम विकास के लिए स्वयं- सेवक , 

मार्फत पोस्ट मास्टर , उखरूल , 
मणिपुर - 795142 । 


समाज के पार्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाली गांव, जिला पाली , 

राजस्थान में विद्यालय भवन के निर्माण और अध्यापक प्रशिक्षण कार्य काम 
पर 100 लाख रु . की लागत आने की संभावना है । 
महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा परियोजना , जिसमें आर्थिक रूप में कमजोर 
वर्गों की महिलाओं के लिए रत्नागिरि , महाराष्ट्र के निकट शिरगांव ग्राम में 
एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और एक पोलिटेकनीक मम्मिलित है, पर 

107. 65 लाख रु . की लागत पाने की संभावना है । 
गुवाहाटी , असम में सरकार द्वारा प्राटित भमि पर विकलांग बच्चों को 
विशेष शिक्षा के लिए केन्द्र का भवन , जिस पर 42 लाख रुपयों की लागत 

आने की संभावना है । 
उमरुल जिला, मणिपुर में जनजाति विकास के लिए प्रार्थिक कार्यक्रम निम्न 

लिखित द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं : - - 
(1 ) प्रत्यय तथा सहकारिता ( ii ) वन तथा पर्यावरण ( iii ) पशु पालन , जिनमें 

क्रमशः 6 लाख रुपये , 3 . 5 लाख रुपये तथा एक लाख रुपये खर्च होने को 
संभावना है । 
गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ग्रामीण निर्धनों के लिए जल उपयोग संरचनाएं , 
एकीकृत जल प्रबंध परियोजना, वनरोपण उद्यान कृषि, सिचाई और नियोजन 
के अवसर पैदा करना , इन पर 564 . 00 लाख रुपए लागत आने की 
संभावना है । 


6. विवेकानन्द अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान , 

मांडवी, कच्छ-370485, गुजरात । 


7 . तरुण संघ, 

ग्राम तथा डाकघर : बिस्वास - 721636 
जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल । 


पश्चिम बंगाल के मिदनापूर तालक सब डिवीजन में मिरिकपुर खाम में एक 

पुलिया का तथा रत्नावली में रत्नावली आदर्श बालिका विद्यालय की सीमांत 
दीवार का निर्माण कार्य , इसमें 2 . 50 लाख रुपए लागत आने की संभावना 


8. विकालांगों को राहत तथा उनके पुनर्वास के लिए देश के ग्रामीण / शहरी गंदी बस्तियों के पोलियो मे प्रभावित निर्धन व्यक्तियों के 
प्रसन्नबेन नारायणदास गमजी शाह 

निदान के लिए 60 केम्प , 50 में 55 नि . शुल्क आपरेशन तथा परिहार्य रोगों 
( तेलाजावाला ) सोसाइटी, बधिरो के लिए के निदान के लिए अनुवर्ती शिविर , इन पर 372 , 34 लाख रूपये की 
के . एल . संस्थान, 5 1, विधानगर , 

लागत आने की संभावना है । 
भावनगर - 3640021 


9 . बापूजी सेवक समाज , 

चाक्कुपालाम डाकघर , कुमिली- 685513, 
इदुक्की , केरल ( भारत ) । 


चाक्कुपालाम , कुमिली पंचायत क्षेत्र , केरल में छठी मील -पाथूमुरी मड़क का 
निर्माण जिस पर 28 . 60 लाख रुपये की लागत पाने की संभावना है । 


10. दि पूना नार्थ रोटेरी चेरिटेबल ट्रस्ट , 

4 3, औंध रोड, खड़की, पुणे - 411003 । 


महाराष्ट्र के पुणे जिले में 10 ग्रामों को मम्मिलित करते हुए सेलमने क्षेत्र के 
लिए विकास परियोजना , जिस पर 59 . 92 लाख रुपए की लागत पाने की 
संभावना है । 


11. फेमिली प्लानिग एण्ड मेडिकल ऐड ट्रस्ट , 

6, इंडियन मर्केन्टाइल मेन्सन , मेडम कामा रोड , 
म्यूजियम तथा सी०जी . हाल के सामने , फोर्ट , 
बम्बई- 4000391 


मुम्बई की गंदी बस्तियों तथा आदिवासी क्षेत्र में और महाराष्ट्र के थाणे , रायगढ़ 

तथा नासिक जिलों में निवारक निदान रोगहर चिकित्सा सहायता तथा 
जनजागति कार्यक्रम जिस पर 19. 60 लाख रुपये की लागत आने 
संभावना है । 


12. कृषि ग्राम विकास केन्द्र, ततिसिलबाई , 

रांची- 8351031 


रांची के निकट जिला हजारी बाग में प्राविवासी क्षेत्रो के लिए समुदाय स्वास्थ्य 
देखभाल , प्रसूति तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम संबंधी परियोजनाओं पर 
12. 10 लाख रुपए की लागत पाने की संभावना है । 


[ भाग 1 [ ----733 3( ii ) ] 


- - 


-- 


भारत का राजपत्र असाधारण 
- -- - - -- - - - --- - - - - - 


- -- - -- - - - 


= 


= 


- -- 


= -- - ----- - - 


1 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


13. जानी प्राशीश च रिटेबल ट्रस्ट , दत्त प्रभा , डोम्बिवली , महाराष्ट्र में निराश्रित बच्चों के लिए अनाथालय के निर्माण 
अवधुत मोगाइटी, नाना एम एस रोड, 

और उपम्कर के निर्माग तथा शिण देखभाल केन्द्र पर 9 . 60 लाग्न पाए 
डोम्बिवली ( पश्चिम ) , महाराष्ट्र- 421 202 । की लागत आने की संभावना है (जिममे निर्माण की 2 . 5 लाख रुपए की 

अनिशेष लागत , साज -मज्जा और उपस्करों के 3 5 लाग्न रुपाए और एक 
वर्ष के लिए 30, 000 रुपये प्रति मास की दर पर आवर्ती खर्च के काम 

3 . 6 लाब पाए सम्मिलित है । 
14. लालाराम गुप्ता चेरिटेबल ट्रस्ट , 

समाज के प्राभित्र प से कमजोर वर्गों और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लिए 
43 4 1, विजयनगर कालोनी , प्रागग- 282004 . ग्रागरा में एक विद्यालय के निर्माण और सनालन पर 100 लाख रु . की 

लागत आने की संभावना है । 
15, कल्याणम , प्राचार्य नगर , गौरीगंज , 

आर्यानगर, गौरीगन , मुलतानपुर में विकलागों के लिए कृत्रिम अंगो की व्यवस्था 
मुलतानपुर । 

करने से सबधित परियोजना पर 50, 000 रुपए की लागत श्राने की 

संभावना है । 
- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 


यह अधिसूचना क्रम संख्यांक 1 , 7 , 9, 12 , 13, 15 पर वर्णित परियोजनाओं की बाबत निर्धारण वर्ष 1993-94 औरनिर्धारण 
वर्ष 1994 - 95 के संबंध मे दो वर्ष के लिए और क्रम संख्यांक 2, 3, 4 , 5, 6, 8, 10, 

लिए और क्रम संख्यांक 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 और 14 पर वणित परियोजनाओं की 
बाबत निर्धारण वर्ष 1993- 94, 1994-95 तथा लागत के संबंध मे तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवत रहेगी । 


[ सं . 9 294 फा . सं . 133/ 58/ 93- टी . पी . एल ) 

वी . के . सक्सेना , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
Central Board of Direct Taxes 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th March , 1993 
S . O . 216 (L ) - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ), read with clause (b ) of the Explanation to , Section 35AC of 
the Incom .c -tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the lecommendation of the National Committec, hereby approves 
The institutions specified in column ( 2 ) of the table below and specifies the eligible projects and schenles and the estimatcd cost theilof 
as mentioned in column 3 of the said table . 

TABLE 


Name of the Institution 


Project or Scheme 


No . 


- - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- -- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - -- - - - 


- - - - 


- - - - - 


- 


1 Palli Vikash Kendra , (Regional Institute for Welfare and 

Rural Development) (REWARD ), District Dhenkanal- 16 , 
Orissa . 


Construction of 100 low cost Pour Flush Sanitary latrines in Gondra 

Block , Dhenkanal district, Orissa for rural poor , likely to cost Rs, 
2 .13 lakhs. 


2 . Bhadrajun Artisans Trust, N - 19 , Panchsheel Park . 

New Delhi - 110017. 


Construction of school building and cacher s training programme 

at Village Bali, District Pali, Rajasthan for economically weaker 
Sections of the society , likely to cost Rs. 100 lakhs, 


3. MaharshiKarye Stree Shikshan Samstha , Karve Nagar, 

Pune-411052 . 


Technical educational project for women , comprising an Industrial 

Training Institute and a Polytechnic at Village Shirgaon , near 
Ratnagiri, Maharashtra for women from cconomically weaker 
sections, likely to cost Rs. 107.65 lakhs. 


4. Shishu Sarothi Spastics Society , K . K . Bhatta Road , 

Chenikuthi Guwahati- 781003 ( Assam). 


Building of a centre for special education for disabled children at 

Guwahati, ( Assam) on Government allotted land , likely to cost 
Rs. 42 lakhs . 

- - - - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC , 3 (ii ) ] 


5 . Volunteers for Village Development, C /o . Post Master, 

Ukhrul, Manipur -795142 . 


Economic programmes to be implemented through - (i) Credit and 
cooperatives ; ( ii ) Forest and environment; (iii ) Animal husbandary, 
for tribal development in Ukhrul district, Manipur, likely to cost 
Rs. 6 lakhs , Rs. 3 .5 lakhs, Rs, 1 lakh respectively , 


6 . Vivekanand Rescarch and Training Institute, Mandvi, 

Kachchh - 370465 Gujrat. 


Water harvesting structures , integrated water management project , 

afforestation , hortriculture , irrigation and employment generation 
in Kachchh area , Gujrat for rural poor, likely to cost Rs. 564.40 
lakhs . 


7 . Tarun Sangha, Village and Post Office : Biswas -721636 , 

District-Midnapore, West Bengal. 


Construction of a culvert over Mirikpur Khas and boundary wall of 

Ratnali Adarse Balika Vidyalaya at Ratnali in Tanluk sub -divition 
of Midnapore, West Bengal, likely to cost Rs. 2 . 50 lakhs . 


8 . Parasanben Narandas Ramji Shah ( Telajawala ) Society 

for Relief and Rehabilitation of the Disabled, K . L . Insti 
tute for the Deaf , 51, Vidyanagar , Bhavnagar - 364002 . 


9. Bapooji Sevak Samaj, Chakkupallam Post Office , 

Kumily -685513, Idukki, Kerala ( India ). 
10 . The Poona North Rotary Charitable Trust, 43 , Aundh 

Road , Khadki, Pune- 411003 . 
11. The Family Planning and Medical Aid Trust, 6, Indian 

Mercantile Mansion , Madam Cama Road , Opposite 
Museum and C .G . Hall , Fort, Bombay- 400039. 


60 camps for diagnosis , 50 to 55 free operation and follow -up camps 

in fight against avoidable diseases, rehabilitation of Polio affected 
poor of rural area /urban slums of the country , likely to cost Rs. 
372 .34 lakhs. 
Construction of sixth Mile - Pathumurry Road in Chakkupallam 

Kumily Panchayat Area , Kerala , likely to cost Rs. 28 .60 lakhs. 
Development project for Salumbie area covering ten villages ia Pang 

district, Maharashtra , likely to cost Rs. 59 . 92 lakhs. 
Preventive diagnosis curative Medical aid and mass awareness pro . 

grammes in slums of Bombay and Idivasi area and other villages 
of Thane, Raigarh and Nasik uistricis of Maharashtra , likely to 
cost Rs. 19.50 lakhs. 


12 . Krishi Gram Vikas Kondra , Tatisilwai, Ranchi-835103 . 


Projects to provide community health care, mat. rnity and family 
planning programme for tribal a vas , district Hazriboigh near 
Ranchi, likely to cost Rs. 12 .20 lakhs. 


13 . Janani Ashish Charitable Trust, Datta Prabha , Avdhoot 

Society , Nana S . S . Road , Dombivli (West), 
Maharashtra -421202. 


Construction of orphange for destitute children and corstructirn of 

equipment and running of child care centre in Dombivli,Maha 
rashtra , likely to cost Rs. 9 .60 lakhs (which includes Rs. 2 .5 lakhs. 
balance cost of construction Rs. 3 .5 lakhs for furnishing and cquip 
ments and Rs. 3 .6 lakhs as recurring expenses at the rate of 
Rs. 30 , 000 per month for one year ). 


14 . Lalaram Gupta Charitable Trus: 4341 Vijay Nagar 

Colony Agra - 282004 . 


Construction and running of a school at Agra for conomically waaker 
sections of the society and rural poor , likely to cost Rs. One hundred 
lakhs. 


15 . Kalyanam , Acharya Nagar Gauriganj Sultanpur. 


Project to provide aritificial limbs for handicapped at Acharyanagar 

Gaurigani, Sultanpur, likely to cost Rs. 50 ,000 . 


This notification shall remain in force for a period of two years in relation to assessment years 1993 - 94 and 1994 - 95 in respect of 
projects mentioned at Serial Nymburs 1 , 7 , 9 , 12 , 13 , 15 and for a period of three years in relation to assessment years 1993 - 94 , 1994 - 95 
and 1995 - 96 in respect of projects mentioned at Serial Numbers 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 11 and 14 . 


[ N ). 9264 /F .No. 133 58/93_ TPL ) 

V .K . S 1XENA , Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1993 


